सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 जेष्ठ , 1941 ( श ०) 
30 मई , 2019 ( ई ० ) 


संख्या- 451 राँची, गरुवार, 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


संकल्प 
28 मई , 2019 


संख्या-04/ स्था ०-पद०-02-01/ 2017 का०-4133-- श्रीमती अमृता खाखा, झा ०प्र ० से ० ( चतुर्थ बैच , गृह 
जिला लातेहार) को विभागीय आदेश सं०-2363 ( HRMS ) दिनांक 28.05.2019 द्वारा निलम्बन से मुक्त किये 
जाने के उपरांत अगले आदेश तक इन्हें कार्यपालक दण्डाधिकारी, गुमला सदर के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

II . श्रीमती खाखा को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 की धारा 20 ) के तहत् गुमला सदर 
के लिए कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


सुनील कुमार, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 451 50 


